D 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 658 राँची, बुधवार, 


14 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
01 अगस्त , 2019 


संख्या -11 / लो ० से आ०-01-11/ 2017 का०- 6215 कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 
की अधिसूचना सं०-117 , दिनांक -16.01.2001 के द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग ( सेवा शर्ते ) 
विनियम , 2000 के नियम -4 जिसे कालान्तर में विभागीय अधिसूचना सं०-3240, दिनांक -10.06.2003 एवं 
4664, दिनांक -15.07.2009 के द्वारा संशोधित रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, के क्रम में पुनः आंशिक रूप 
से संशोधित करते हुए निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है: 

" अध्यक्ष 2,25,000/- ( दो लाख पच्चीस हजार ) रु ० और अन्य प्रत्येक सदस्य 2,00,000/ 
( दो लाख ) रु ० मासिक वेतन प्राप्त कर सकेंगे। " 
2. उपर्युक्त संशोधन दिनांक -01.01.2016 से प्रभावी होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


------- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 658 -- 50 


